Regd . No. CHD /0093/ 2015 - 2017 


S 


सत्यमेव जयते 


1 . 


Kaanार 
. 


FANA 


OVT 
. 


HARY 


L 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 224 -2017 / Ext.] CHANDIGARH , FRIDAY , DECEMBER 22 , 2017 (AGRAHAYANA 30 , 1939 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 
परिवहन विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 
संख्या 13 / 3 / 2013 - 1परिo (1) / के0अ0 59 / 1988 / धा0 28, 38, 65, 93 , 95 , 96 , 107, 111, 138 , 176, 
तथा 213 / 2017. - हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए , नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे 
हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, मोटरयान अधिनियम , 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 28, 38, 65, 93, 
95, 96, 107, 111, 138, 176, तथा 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप धारा 
(1 ) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनकी इससे प्रभावित होने की 
सम्भावना है । 

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की 
समाप्ति पर या उसके बाद, सरकार नियमों के प्रारूप पर , ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित, यदि कोई हों , जो अपर मुख्य 
सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग , चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट 
अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी । 

प्रारूप नियम 
ये नियम हरियाणा मोटरयान ( संशोधन ) नियम , 2017 , कहे जा सकते है । 
हरियाणा मोटरयान नियम , 1993 (जिन्हें , इसमें , इसके बाद, उक्त नियम निर्दिष्ट किया गया है ) में , नियम 225 के स्थान 
पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


1. 


( 4863 ) 


4864 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), DEC . 22 , 2017 (AGHN . 30 , 1939 SAKA ) 


" 225 . मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति ( धारा 213). - (1 ) धारा 213 के अधीन निम्नलिखित को 
मोटर वाहन के अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं , अर्थात् : 

(i) परिवहन आयुक्त, हरियाणा; 
( ii) सम्बन्धित उपायुक्त ; 
( iii ) अपर उपायुक्त; 
(iv) अपर / संयुक्त राज्य परिवहन नियंत्रक ; 
( v ) सचिव , प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ; 
( vi ) उड़न दस्ता अधिकारी ; 
( vii ) उपमण्डल अधिकारी ( नागरिक ) एवं पंजीकरण अधिकारी (वाहन) ; 
( viii ) नगर न्यायाधीश; 
( ix ) महानिदेशक , राज्य परिवहन , हरियाणा; 
(x ) अपर / संयुक्त निदेशक , राज्य परिवहन, हरियाणा; 
( xi ) महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन ; 
(xii) यातायात प्रबन्धक , हरियाणा राज्य परिवहन ; 
( xiii) मोटर वाहन अधिकारी , ( इनफोर्समैंट ); 
( xiv ) मोटर वाहन निरीक्षक , (इनफोर्समैंट ); 

( xv ) सहायक सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण । 
( 2 ) धारा 213 के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों को भी ऐसी समय अवधि तथा ऐसी विशिष्ट सड़कों, जो संबंधित 
उपायुक्त / अपर आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं , के लिए खान तथा भू - विज्ञान विभाग, हरियाणा द्वारा अधिसूचित 
खनन / क्रैसिंग जोनों के पाँच किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के लिए मोटर वाहन के अधिकारियों के रूप में 
नियुक्त करते हैं , अर्थात्: 

राज्य में पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (यातायात), पुलिस उप अधीक्षक , पुलिस 

उप अधीक्षक ( यातायात), निरीक्षक तथा उप निरीक्षक ; 
ii राज्य में आबकारी तथा कराधान विभाग के जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त , आबकारी और 

कराधान अधिकारी , सहायक आबकारी और कराधान अधिकारी तथा निरीक्षक ; 
( iii ) राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें ) के कार्यकारी अभियन्ता और उप मण्डल अभियन्ता ; 

राज्य में खाद्य तथा आपूर्ति विभाग के जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी , 
सहायक जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी तथा निरीक्षक ; 
राज्य में विकास तथा पंचायत विभाग के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, खण्ड एवं विकास 
पंचायत अधिकारी, कार्यकारी अभियन्ता तथा उप मण्डल अभियन्ता ; 
राज्य में खान तथा भू - विज्ञान विभाग के खनन अधिकारी तथा खनन निरीक्षक ; 


( vi ) 


(vii ) 


( viii) 


राज्य में उड़न दस्ता अधिकारी, अतंरराज्यीय बस अड्डा, नई दिल्ली, महाप्रबंधक , हरियाणा राज्य 
परिवहन तथा यातायात प्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन ; 
राज्य में राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब 
तहसीलदार ; 
राज्य में वन विभाग के वन मण्डल अधिकारी तथा वन रेंज अधिकारी ; 
राज्य में सभी विभागों के अधीक्षक और उप अधीक्षक । " | 


( ix ) 


उक्त नियमों में , नियम 226 में , उप - नियम ( 1) के निम्नलिखित उप - नियम से प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 
"226. मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों की कतिपय अपराधों के सम्बन्ध में चालान की शक्तियां । धारा 
213, - - (1 ) नियम 225 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 में वर्णित मोटर वाहन विभाग के अधिकारी, धारा 
213 के अधीन ऐसे अपराधों के लिए चालान की शक्तियों का प्रयोग करेंगें जिनके लिये जुर्माने की शक्ति उक्त अनुसूची 
के खाना 3 में प्रत्येक के सामने वर्णित धाराओं के अधीन उपबंधित है, अर्थात् : 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA . ), DEC . 22 , 2017 (AGHN . 30 , 1939 SAKA) 


4865 


अनुसूची 


क्रम संख्या 


अधिकारी 


धाराएं 


2 


3 


1. 


| परिवहन आयुक्त, हरियाणा; 


177 , 178, 179 , 180 , 181, 182 , 183 (1 ) 183( 2 ) 184 , 
186 , 189, 191, 192(1) 192क (1), 194, 196, 198 


सम्बन्धित उपायुक्त; 


177 , 178, 179 , 180 , 181, 182 , 183 (1 ) 183( 2 ) 184 , 
186 , 189 , 191, 192(1 ) 192क (1 ), 194, 196, 198 


अपर उपायुक्त; 

177, 178, 179, 180 , 181, 182, 183(1 ) 183(2 ) 184 , 

186, 189 , 191, 192(1) 192क( 1 ), 194 , 196, 198 
अपर / संयुक्त राज्य परिवहन नियंत्रक ; 

177 , 178, 179, 180, 181, 182 , 183(1 ) 183( 2) 184, 

186 , 189, 191 , 192( 1) 192क (1 ), 194, 196, 198 
सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ; 

177 , 178, 179, 180 , 181 , 182, 183(1 ) 183(2 ) 184 , 

186, 189 , 191 , 192(1) 192क (1), 194 , 196, 198 
उड़न दस्ता अधिकारी; 

177 , 178, 179, 180 , 181, 182, 183(1) 183(2 ) 184, 

186 , 189 , 191, 192( 1) 192क (1 ), 196, 198 
उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं पंजीकरण 177 , 178, 179, 180, 181 , 182, 183 (1) 183(2 ) 184 , 
अधिकारी (वाहन ); 

186 , 189, 191 , 192(1 ) 192क (1), 194, 196, 198 
नगर न्यायाधीश; 

177 , 178 , 179, 180 , 181, 182 , 183 (1 ) 183(2 ) 184 , 

186 , 189, 191 , 192 (1) 192क (1), 194 , 196, 198 
महानिदेशक, राज्य परिवहन , हरियाणा; 

177 , 178, 179 , 180 , 181, 182 , 183 (1 ) 183( 2 ) 184 , 

186 , 189, 191 , 192 (1) 192क(1), 194 , 196, 198 
| अपर / संयुक्त निदेशक , राज्य परिवहन, हरियाणा; । | 177 , 178, 179 , 180 , 181, 182 , 183( 1 ) 183( 2 ) 184, 

186, 189, 191 , 192 (1) 192क (1), 196 , 198 
| महाप्रबन्धक , हरियाणा राज्य परिवहन ; 

177 , 178, 192, 192क (1 ), 196 
यातायात प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन ; 177 , 178, 192, 192क (1 ), 196 
मोटर वाहन अधिकारी ( इनफोर्समैंट ); 

177, 178 , 179, 180 , 181 , 182, 183 (1 ) 183(2 ) 184, 

186 , 189, 191, 192( 1) 192क (1 ), 194, 196 , 198 
मोटर वाहन निरीक्षक (इनफोर्समैंट ); 

177, 178, 179, 180 , 181, 182, 183(1 ) 183(2 ) 184 , 

186, 189 , 191, 192(1) 192क(1 ), 194, 196, 198 
सहायक सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण । 177 , 178, 179, 180 , 181, 182, 183(1 ) 183(2 ) 184 , 

186, 189, 191, 192( 1) 192क (1 ), 194, 196, 198 


परन्तु क्रम संख्या 6 और 9 से 12 के सामने वर्णित अधिकारियों को संविदा पर निजी संचालकों की बसों, निजी सेवा 
वाहनों तथा मंजिली गाड़ियों की जाँच / चालान करने की शक्ति नहीं होगी । । 
"(1क) नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 में वर्णित अधिकारी, खाना 3 में वर्णित अधिकारिता के भीतर धारा 213 के 

अधीन ऐसे अपराधों के लिए चालान करने की शक्तियों का प्रयोग करेंगे जिनके लिये जुर्माने की शास्ति अनुसूची 
के खाना 4 में प्रत्येक के सामने वर्णित धाराओं के अधीन उपबंधित है , अर्थात् : 


4866 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), DEC . 22 , 2017 (AGHN . 30 , 1939 SAKA ) 


2 


अनुसूची 
क्रम अधिकारी अधिकारिता क्षेत्र 

धारा (धाराएं ) 
संख्या 

3 
| राज्य में पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक, ऐसी समय अवधि तथा ऐसी | मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
पुलिस अधीक्षक (यातायात ), पुलिस उप | विशिष्ट सड़कों, जो संबंधित धारा 113, 114, 115 तथा 207 
अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक ( यातायात ), | उपायुक्त / अपर आयुक्त द्वारा | के साथ पठित धारा 194 
निरीक्षक तथा उप निरीक्षक ; 

विनिर्दिष्ट की जाए , के लिए 
खान तथा भू -विज्ञान विभाग , 
हरियाणा द्वारा अधिसूचित 
खनन / क्रैसिंग जोनों के पाँच 
किलोमीटर के दायरे में आने 

वाले क्षेत्र; 
राज्य में आबकारी तथा कराधान विभाग के | ऐसी समय अवधि तथा ऐसी | मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त, विशिष्ट सड़कों, जो संबंधित धारा 113, 114, 115 तथा 207 
आबकारी और कराधान अधिकारी, सहायक | उपायुक्त / अपर आयुक्त द्वारा | के साथ पठित धारा 194 
आबकारी और कराधान अधिकारी तथा | विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए 
निरीक्षक ; 

खान तथा भू -विज्ञान विभाग , 
हरियाणा द्वारा अधिसूचित 
खनन / क्रैसिंग जोनों के पाँच 
किलोमीटर के दायरे में आने 

वाले क्षेत्र ; 
राज्य में लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा ऐसी समय अवधि तथा ऐसी | मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
सड़कें ) के कार्यकारी अभियन्ता और उप | विशिष्ट सड़कों, जो संबंधित धारा 113, 114, 115 तथा 207 
मण्डल अभियन्ता; 

उपायुक्त / अपर आयुक्त द्वारा | के साथ पठित धारा 194 
विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए 
खान तथा भू -विज्ञान विभाग , 
हरियाणा द्वारा अधिसूचित 
खनन / ऊसिंग जोनों के पाँच 
किलोमीटर के दायरे में आने 

वाले क्षेत्र ; 
राज्य में खाद्य तथा आपूर्ति विभाग के जिला | ऐसी समय अवधि तथा ऐसी | मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, जिला खाद्य एवं पूर्ति | विशिष्ट सड़कों, जो संबंधित धारा 113, 114, 115 तथा 207 
अधिकारी , सहायक जिला खाद्य एवं पूर्ति | उपायुक्त / अपर आयुक्त द्वारा के साथ पठित धारा 194 
अधिकारी तथा निरीक्षक ; 

विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए 
खान तथा भू - विज्ञान विभाग, 
हरियाणा द्वारा अधिसूचित 
खनन / क्रसिंग जोनों के पाँच 
किलोमीटर के दायरे में आने 

वाले क्षेत्र; 
राज्य में विकास तथा पंचायत विभाग के | ऐसी समय अवधि तथा ऐसी | मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, खण्ड | विशिष्ट सड़कों, जो संबंधित धारा 113 , 114, 115 तथा 207 
एवं विकास पंचायत अधिकारी , कार्यकारी | उपायुक्त / अपर आयुक्त द्वारा के साथ पठित धारा 194 
अभियन्ता तथा उप मण्डल अभियन्ता; विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए 

खान तथा भू -विज्ञान विभाग , 
हरियाणा द्वारा अधिसूचित 
खनन / क्रैसिंग जोनों के पाँच 
किलोमीटर के दायरे में आने 
वाले क्षेत्र; 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA . ), DEC . 22 , 2017 (AGHN . 30 , 1939 SAKA ) 


4867 


अधिकारी 


अधिकारिता क्षेत्र 


क्रम 
संख्या 


धारा (धाराएँ ) 


3 


6 . 


7 . 


2 
राज्य में खान तथा भू -विज्ञान विभाग के | ऐसी समय अवधि तथा ऐसी | मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
खनन अधिकारी तथा खनन निरीक्षक ; विशिष्ट सड़कों, जो संबंधित धारा 113, 114, 115 तथा 207 

उपायुक्त / अपर आयुक्त द्वारा के साथ पठित धारा 194 
विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए 
खान तथा भू -विज्ञान विभाग , 
हरियाणा द्वारा अधिसूचित 
खनन / क्रसिंग जोनों के पाँच 
किलोमीटर के दायरे में आने 

वाले क्षेत्र; 
राज्य में उड़न दस्ता अधिकारी, अतंरराज्यीय | ऐसी समय अवधि तथा ऐसी मोटरयान अधिनियम, 1988 की 
बस अड्डा, नई दिल्ली, महाप्रबंधक, हरियाणा | विशिष्ट सड़कों, जो संबंधित धारा 113, 114, 115 तथा 207 
राज्य परिवहन तथा यातायात प्रबंधक, | उपायुक्त / अपर आयुक्त द्वारा के साथ पठित धारा 194 
हरियाणा राज्य परिवहन; 

विनिर्दिष्ट की जाए , के लिए 
खान तथा भू -विज्ञान विभाग , 
हरियाणा द्वारा अधिसूचित 
खनन / क्रैसिंग जोनों के पाँच 
किलोमीटर के दायरे में आने 

वाले क्षेत्र ; 
राज्य में राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग ऐसी समय अवधि तथा ऐसी मोटरयान अधिनियम, 1988 की 
के जिला राजस्व अधिकारी , तहसीलदार और | विशिष्ट सड़कों, जो संबंधित धारा 113, 114, 115 तथा 207 
नायब तहसीलदार ; 

उपायुक्त / अपर आयुक्त द्वारा के साथ पठित धारा 194 
विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए 
खान तथा भू -विज्ञान विभाग , 
हरियाणा द्वारा अधिसूचित 
खनन / क्रैसिंग जोनों के पाँच 
किलोमीटर के दायरे में आने 

वाले क्षेत्र 
राज्य में वन विभाग के वन मण्डल अधिकारी | ऐसी समय अवधि तथा ऐसी | मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
तथा वन रेंज अधिकारी ; 

विशिष्ट सड़कों , जो संबंधित धारा 113 , 114, 115 तथा 207 
उपायुक्त / अपर आयुक्त द्वारा | के साथ पठित धारा 194 
विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए 
खान तथा भू -विज्ञान विभाग, 
हरियाणा द्वारा अधिसूचित 
खनन / क्रैसिंग जोनों के पाँच 
किलोमीटर के दायरे में आने 

वाले क्षेत्र 
राज्य में सभी विभागों के अधीक्षक और उप ऐसी समय अवधि तथा ऐसी | मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
अधीक्षक । । 

विशिष्ट सड़कों , जो संबंधित धारा 113, 114, 115 तथा 207 
उपायुक्त / अपर आयुक्त द्वारा के साथ पठित धारा 194 
विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए 
खान तथा भू - विज्ञान विभाग , 
हरियाणा द्वारा अधिसूचित 
खनन / क्रैसिंग जोनों के पाँच 
किलोमीटर के दायरे में आने 
वाले क्षेत्र ; 


___ 10 . 


सुधीर राजपाल , 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार 

परिवहन विभाग । 


प्रध 


एका 


4868 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), DEC . 22, 2017 ( AGHN . 30 , 1939 SAKA ) 


HARYANA GOVERNMENT 
TRANSPORT DEPARTMENT 

Notification 

The 22nd December, 2017 
No. 13 /3 /2013 - 1T (I)/ C .A . 59 /1988/ Ss. 28 , 38, 65 , 93 , 95 , 96 , 107, 111, 138, 176 and 213 /2017. — The 
following draft of the rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, which the Governor of 
Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 28 , 38 , 65, 93 , 95, 96 , 107 , 111, 138 , 176 
and 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988 ), is hereby published as required by sub -section (1) 
of section 212 of the said Act for the information of persons likely to be affected thereby. 

Notice is hereby given that the draft of the rules will be taken into consideration by the Government on or after 
the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together 
with objections or suggestions, if any , which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, 
Haryana, Transport Department, Chandigarh , with respect to the draft of the rules before the expiry of the period so 
specified . — 

Draft Rules 
These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2017. 
In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 , (hereinafter referred to as the said rules), for rule 225, the 
following rule shall be substituted , namely : 
“ 225 . Appointment of officers of Motor Vehicles Department. [section 213 ).- (1 ) The following officers are 
hereby appointed as officers of the Motor Vehicles Department under section 213 , namely : 

(i) Transport Commissioner , Haryana ; 
( ii) Deputy Commissioner concerned ; 
(iii ) Additional Deputy Commissioner; 
(iv) Additional/Joint State Transport Commissioner; 
(v ) Secretary, Regional Transport Authority; 
(vi) Flying Squad Officer ; 
( vii ) Sub DivisionalOfficer (Civil )-cum -Registering Authority (Motors ); 
(viii ) City Magistrate ; 
( ix ) Director General State Transport, Haryana ; 
(x ) Additional/Joint Director, State Transport ,Haryana ; 
(xi) General Manager , Haryana Roadways; 
(xii) Traffic Manager , Haryana Roadways; 
(xiii ) Motor Vehicle Officer ( Enforcement); 
(xiv ) Motor Vehicle Inspector ( Enforcement); 

( xv ) Assistant Secretary, Regional Transport Authority . 
( 2 ) The following officers are also hereby appointed as officers of Motor Vehicles Department under 
section 213 for the area covered within radius of five kilometers ofmining/crushing zones notified by Mines 
and Zeology Department, Haryana for such time period and such specific roads, as specified by the Deputy 
Commissioner/Additional Deputy Commissioner concerned , namely : 


(i) 


Superintendent of Police, Superintendent of Police (Traffic), Deputy Superintendent of 
Police , Deputy Superintendent of Police ( Traffic ), Inspectors and Sub Inspectors of Police 
Department. 
District Excise and Taxation Commissioner, Excise and Taxation Officer , Assistant Excise 
and Taxation Officer and Inspectors of Excise and Taxation Department in the State . 


( ii ) 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), DEC . 22 , 2017 (AGHN . 30 , 1939 SAKA ) 


4869 


Executive Engineer and Sub Divisional Engineer of Public Works Department ( Buildings 
and Roads ) in the State . 


( iv) 


(vi) 
(vii ) 


District Food and Supply Controller, District Food and Supply Officer , Assistant Food and 
Supply Officer, Inspectors of Food and Supply Department. 
District Development and Panchayat Officer/ Block Development Panchayat Officer/ 
Executive Engineer/ Sub Divisional Engineer of the Panchayat Department. 
Mining officer and Mining Inspector of Mining Department in the State 
Flying Squad Officer , ISBT, New Delhi,General Manager and Traffic Manager, Haryana 
Roadways in the State. 
District Revenue Officer, Tehsildar, Naib Tehsildar. 
Divisional Forest Officer and Forest Range Officer of Forest Department. 
Superintendents and Deputy Superintendent of all departments in the State. 


(viii ) 
( ix ) 
(x ) 


3 . 


In the said rules , in rule 226 , for sub -rule ( 1), the following sub-rules shall be substituted namely: 
“ 226 . Powers of officer of Motor Vehicles Department for challan in respect of certain offences. 
Section 213. ( 1) The officers of the Motore Vehicles Department under rule 225 ,mentioned in column 2 of the 
Schedule given below shall exercise the powers of challan under section 213 , for the offences for which 
penalty of fine is provided under sections as mentioned against each in column 3 of the said Schedule , 
namely : 


Schedule 


Sr. No . 


Officer 


Section (s ) of Motor Vehicle Act, 1988 


2 


3 


Transport Commissioner, Haryana; 

177, 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 ( 1 ), 183 (2 ), 184, 

186 , 189, 191, 192 ( 1 ), 192A ( 1) , 194, 196 , 198 
Deputy Commissioner concerned ; 

177, 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 ( 1 ), 183 (2 ), 184, 

186 , 189 , 191, 192 ( 1 ), 192A ( 1), 194 , 196 , 198 
Additional Deputy Commissioner; 

177 , 178 , 179 , 180, 181 , 182 , 183 (1), 183 (2 ), 184 , 

186 , 189 , 191, 192 ( 1), 192A ( 1), 194 , 196 , 198 
Additional/ Joint State Transport 

177 , 178 , 179 , 180, 181, 182 , 183 ( 1), 183 (2 ), 184 , 
Commissioner; 

186 , 189, 191, 192 ( 1 ), 192A ( 1 ), 194, 196 , 198 
Secretary , Regional Transport Authority ; 177, 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 ( 1 ), 183 (2 ), 184, 

186 , 189 , 191 , 192 (1 ), 192A ( 1 ), 194 , 196 , 198 
Flying Squad Officer ; 

177 , 178 , 179 , 180 , 181, 182 , 183 ( 1), 183 (2 ), 184 , 

186 , 189, 191, 192 ( 1 ), 192A ( 1) , 196 , 198 
Sub Divisional Officer (Civil)- cum -Registering 177 , 178 , 179, 180, 181, 182 , 183 ( 1 ), 183 (2 ), 184 , 
Authority (Motors ); 

186 , 189 , 191, 192 ( 1), 192A ( 1 ), 194 , 196 , 198 
City Magistrate; 

177 , 178 , 179 , 180 , 181, 182 , 183 ( 1), 183 (2 ), 184 , 

186 , 189 , 191, 192 ( 1 ) , 192A ( 1 ), 194 , 196 , 198 
Director General State Transport, Haryana ; 177 , 178 , 179 , 180 , 181, 182 , 183 ( 1) , 183( 2 ), 184 , 

186 , 189 , 191, 192 ( 1 ), 192A ( 1 ), 194 , 196 , 198 
Additional/ Joint Director, State Transport , | 177, 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 (1 ), 183(2 ), 184 , 
Haryana ; 

186 , 189 , 191, 192 ( 1), 192A ( 1), 196 , 198 
General Manager, Haryana Roadways ; 177 , 178 , 192 , 192A ( 1 ) & 196 
Traffic Manager, Haryana Roadways ; 

177, 178, 192 , 192A (1 ) & 196 
Motor Vehicle Officer ( Enforcement); 

177 , 178 , 179, 180 , 181, 182, 183 ( 1), 183( 2 ), 184 , 
186 , 189, 191, 192 ( 1 ), 192A ( 1 ), 194 , 196 , 198 


8. 


11 . 


13 . 


4870 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), DEC . 22 , 2017 (AGHN . 30 , 1939 SAKA ) 


Sr. No. 


Officer 


Section (s ) ofMotor Vehicle Act, 1988 


14 . 


Motor Vehicle Inspector (Enforcement); 


177, 178, 179 , 180 , 181, 182, 183 ( 1), 183 ( 2 ), 184, 
186 , 189 , 191 , 192 ( 1), 192A (1 ), 194 , 196 , 198 
177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 ( 1) , 183 ( 2 ), 184 , 
186 , 189, 191, 192 ( 1), 192A ( 1 ), 194 , 196 , 198 


15 . 


| Assistant Secretary , Regional Transport 
Authority 


Provided that the officers metioned against Sr. No. 6 and 9 to 12 above shall have no powers to check /challan 
buses of private operators on Contract, Private Service Vehicles and Stage Carriage permits.” . 
( la ). The officers mentioned in column 2 of the Schedule given below shall exercise the powers of challan in 

the jurisdiction mentioned in column 3 under section 213 , for the offences for which penalty of fine is 
provided under sections as mentioned against each in column 4 of the said Schedule , namely : 

Schedule 
Sr. No. Officer jurisdiction 

Section ( s) 


Superintendent of Police, for the area covered within radius of Section 113, 114 , 115 and 207 
Superintendent of Police five Kilometers of mining / crushing read with 194 of the Motor 
( Traffic ), 

Deputy zones notified by Mining and Vehicle 
Superintendent of Police , Zeology Department Haryana for Act, 1988. 
Deputy Superintendent of such time period and such specific 
Police ( Traffic ), Inspectors roads as specified by Deputy 
and Sub Inspectors of Police | Commissioner /Additional Deputy 
Department. 

Commissioner concerned . 
District Excise and Taxation for the area covered within radius of Section 113 , 114 , 115 and 207 
Commissioner, Excise and five Kilometers of mining / crushing read with 194 of the Motor 
Taxation Officer, Assistant zones notified by Mining and Vehicle 
Excise and Taxation Officer Zeology Department Haryana for Act, 1988. 
and Inspectors of Excise and such time period and such specific 
Taxation Department in the roads as specified by Deputy 
State . 

Commissioner/Additional Deputy 

Commissioner concerned . 
Executive Engineer and Sub for the area covered within radius of Section 113 , 114, 115 and 207 
Divisional Engineer of Public five Kilometers of mining/ crushing read with 194 of the Motor 
Works Department (Buildings zones notified by Mining and Vehicle 
and Roads) in the State. Zeology Department Haryana for Act , 1988. 

such time period and such specific 
roads as specified by Deputy 
Commissioner/Additional Deputy 

Commissioner concerned . 
District Food and Supply for the area covered within radius of Section 113 , 114 , 115 and 207 
Controller, District Food and five Kilometers of mining/ crushing read with 194 of the Motor 
Supply Officer, Assistant zones notified by Mining and Vehicle 
Food and Supply Officer and Zeology Department Haryana for Act, 1988 . 
Inspectors of Food and such time period and such specific 
Supply Department. 

roads as specified by Deputy 
Commissioner/ Additional Deputy 

Commissioner concerned . 
District Development and for the area covered within radius of Section 113, 114 , 115 and 207 
Panchayat Officer/ Block five Kilometers of mining/ crushing read with 194 of the Motor 
Development Panchayat zones notified by Mining and Vehicle 
Officer/ Executive Engineer/ Zeology Department Haryana for Act, 1988. 
Sub Divisional Engineer of such time period and such specific 
the Panchayat Department. roads as specified by Deputy 

Commissioner/Additional Deputy 
Commissioner concerned . 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA . ), DEC . 22 , 2017 (AGHN . 30 , 1939 SAKA ) 


4871 


Sr. No. 


Officer 


jurisdiction 


Section (s ) 


2 


6 . 


Mining officer and Mining for the area covered within radius of Section 113, 114 , 115 and 207 
Inspector of Mining | five Kilometers of mining o 

five Kilometers of mining / crushing read with 194 of the Motor 
Department in the State zones notified by Mining and 

Zeology Department Haryana for 
such time period and such specific 
roads as specified by Deputy 
Commissioner /Additional Deputy 

Commissioner concerned . 
Flying Squad Officer, ISBT, for the area covered within radius of Section 113, 114 , 115 and 207 
New Delhi, General Manager five Kilometers of mining/ crushing read with 194 of the Motor 
and Traffic Manager, Haryana zones notified by Mining and Vehicle Act, 1988 . 
Roadways in the State . Zeology Department Haryana for 

such time period and such specific 
roads as specified by Deputy 
Commissioner/ Additional Deputy 

Commissioner concerned . 
District Revenue Officer, for the area covered within radius of Section 113 , 114 , 115 and 207 
Tehsildar, Naib Tehsildar five Kilometers of mining/ crushing read with 194 of the Motor 

zones notified by Mining and Vehicle Act, 1988 . 
Zeology Department Haryana for 
such time period and such specific 
roads as specified by Deputy 
Commissioner/ Additional Deputy 

Commissioner concerned . 
Divisional Forest Officer and for the area covered within radius of Section 113, 114 , 115 and 207 
Forest Range Officer of five Kilometers of mining / crushing read with 194 of the Motor 
Forest Department 

zones notified by Mining and Vehicle Act, 1988 . 
Zeology Department Haryana for 
such time period and such specific 
roads as specified by Deputy 
Commissioner/ Additional Deputy 

Commissioner concerned . 
Superintendents and Deputy for the area covered within radius of Section 113 , 114 , 115 and 207 
Superintendent of all five Kilometers of mining / crushing read with 194 of the Motor 
departments in the State . zones notified by Mining and Vehicle Act, 1988 . 

Zeology Department Haryana for 
such time period and such specific 
roads as specified by Deputy 
Commissioner /Additional Deputy 
Commissioner concerned . 


SUDHIR RAJPAL , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Transport Department. 


55883 — C . S . - H .G .P ., Chd . 


